निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 
सरकार द्वारा 

प्रकाशित 


१ फाल्गुन 1941 ( TO ) 
( सं o पटना 167 ) पटना , शुक्रवार , 

28 फरवरी 2020 
सं 0 प्र0-10ए0 / गृ0 नि 0 अ 0 ( वि 0) -890 / 98-101 वि ० ( अ ०) 

वित्त विभाग 


| 


संकल्प 

20 फरवरी 2020 
विषयः- राज्य सरकार के कर्मियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मासिक वेतन से विभिन्न अग्रिमों 

यथा - गृह निर्माण अग्रिम, मोटरसाईकिल अग्रिम, मोटरकार अग्रिम एवं कम्प्यूटर अग्रिम की CFMS प्रणाली के 
अंतर्गत मासिक किस्तों की कटौती नहीं किये जाने के संबंध में । 

राज्य सरकार के कर्मियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम, मोटरकार 
अग्रिम, मोटरसाईकिल अग्रिम एवं कम्प्यूटर अग्रिम की कटौती निर्धारित किस्तों के अनुरूप मासिक वेतन से किया जाता 
है । उक्त अग्रिमों की कटौती मासिक वेतन से निर्धारित किस्तों में नहीं होने पर सम्प्रति विहित सूद की दर के अतिरिक्त 
2.5 प्रतिशत विलम्ब सूद देय है । 

2. राज्य सरकार के कर्मियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अप्रैल, 2019 से मासिक वेतन का 
भुगतान CFMS प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है । उक्त अग्रिमों की कटौती मासिक वेतन से मार्च, 2019 से 
CFMS प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था नहीं रहने के कारण कटौती नहीं की जा सकी है । CFMS प्रणाली में उक्त 
कटौती की व्यवस्था 25 नवम्बर 2019 से की गई है, लेकिन CFMS प्रणाली में उक्त कटौती की व्यवस्था एवं सूचना 
राज्य सरकारी कर्मियों को अप्राप्त होने के कारण दिसम्बर 2019 के मासिक वेतन से उक्त निर्धारित किस्तों की कटौती 
नहीं की जा सकी है । उक्त कटौती नहीं होने में इन कर्मियों का कोई दोष नहीं है । अतः उक्त अवधि के विरूद्ध कोई 
दंडात्मक किया उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है । 

राज्य सरकारी कर्मियों एवं बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को प्राप्त गृह निर्माण 
अग्रिम / मोटरसाईकिल अग्रिम / मोटरकार अग्रिम / कम्प्यूटर अग्रिम की निर्धारित किस्तों की कटौती CFMS प्रणाली में 
25 नवम्बर 2019 से की गई है । CFMS प्रणाली की उक्त कटौती की व्यवस्था एवं सूचना अप्राप्त होने के कारण 
दिसम्बर 2019 के मासिक वेतन से उक्त निर्धारित किस्तों की कटौती नहीं की जा सकी है । 

अतः मार्च 2019 से दिसम्बर 2019 की अवधि के बीच उपर्युक्त अग्रिमों की निर्धारित किस्तों की कटौती मासिक 
वेतन से CFMS प्रणाली के अंतर्गत नहीं की जा सकी है । उनके द्वारा इस अवधि का निर्धारित सूद तो देय है , परंतु 
निर्धारित सूद के अतिरिक्त विलम्ब सूद अधिरोपित नहीं किया जायेगा । जनवरी, 2020 के मासिक वेतन से उक्त अग्रिमों 
की निर्धारित किस्तों की कटौती ससमय नहीं किये जाने पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या -420 दिनांक 21.05.2000, 


3 . 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 28 फरवरी 2020 


3830 दिनांक 25.05.2018, 290 दिनांक 22.01.2002, 1624 दिनांक 29.08.2002, एवं 289 दिनांक 22.01.2002 के आलोक 
में कर्मी को विहित सूद की दर के अतिरिक्त विलम्ब दंड सूद 2.5 प्रतिशत देय पूर्ववत रहेगा । 

4. उल्लिखित अग्रिम संबंधी सुविधाएं एवं प्रावधान आदेश निर्गत की तिथि से लागू 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्व साधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण 
अंक में किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 


होगी । 


राहुल सिंह , 


सचिव (व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 167-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


